650 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT . 4, 2018 ( BHDR. 13, 1940 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 31 अगस्त, 2018 
संख्या सा ० का ० नि ० 53 / संवि० / अनु ०309 / 2018.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा 
विभाग मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1991 , को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात्: 

ये नियम हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा 
( संशोधन ) नियम , 2018, कहे जा सकते हैं । 
2. हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1991 
(जिन्हें , इसमें , इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 5 में , "पैंतीस वर्ष शब्दों के स्थान पर " बयालीस वर्ष शब्द 
प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

उक्त नियमों में , परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 


1 . 


3 . 


परिशिष्ट " ख " 

( देखिये नियम 7) 
सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें 
तथा अनुभव, यदि कोई हो 


क्रम 


पदनाम 


संख्या 


सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये 
शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई 
हो 


1 


2 


3 


4 


( क ) मुख्यालय संवर्ग 

जमादार / दफतरी 


1 


2 


सिनेमा परियोजना परिचर 


हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा 
सेवा की शर्ते) अधिनियम , 2018 (2018 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
का 5 ) की प्रथम अनुसूची में यथा की शर्ते) अधिनियम, 2018 ( 2018 का 5) 
विनिर्दिष्ट । 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 
स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
की शर्ते) अधिनियम , 2018 (2018 का 5) 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सेवा की शर्ते) अधिनियम, 2018 ( 2018 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा की शर्ते ) अधिनियम, 2018 ( 2018 का 5) 
विनिर्दिष्ट । 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सेवा की शर्ते ) अधिनियम, 2018 ( 2018 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा की शर्ते ) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) 
विनिर्दिष्ट । 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सेवा की शर्ते) अधिनियम, 2018 (2018 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा की शर्ते ) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) 
विनिर्दिष्ट । 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सेवा की शर्ते ) अधिनियम, 2018 ( 2018 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा की शर्ते) अधिनियम , 2018 ( 2018 का 5) 
विनिर्दिष्ट । 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 


3 


सेवादार 


4 


स्वीपर / स्वीपर - एंव 
चौकीदार 


LO 


चौकीदार / चौकीदार कम 


वाटर कैरियर 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT . 4, 2018 ( BHDR. 13, 1940 SAKA ) 


651 


1 


2 


( ख ) क्षेत्रीय संवर्ग 

सेवादार / माली / भंडार हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
परिचर / वाटर 

सेवा की शर्ते) अधिनियम , 2018 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
कैरियर / सेवादार एवं (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में की शर्ते ) अधिनियम, 2018 ( 2018 का 5) 
चौकीदार यथा विनिर्दिष्ट । 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 
कर्मशाला परिचर 

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सेवा की शर्ते) अधिनियम, 2018 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
( 2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में की शर्ते ) अधिनियम , 2018 (2018 का 5 ) 
यथा विनिर्दिष्ट । 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 
स्वीपर / स्वीपर - एवं - चौकीदार हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 

सेवा की शर्ते) अधिनियम, 2018 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
( 2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में की शर्ते ) अधिनियम , 2018 (2018 का 5 ) 
यथा विनिर्दिष्ट । 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 
चौकीदार 

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सेवा की शर्ते) अधिनियम, 2018 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा 
( 2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में की शर्ते) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) 
यथा विनिर्दिष्ट । 

की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट । 


3 


4 


त्रिलोक चन्द गुप्ता, 


अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग । 


652 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT. 4 , 2018 (BHDR . 13 , 1940 SAKA) 


( Authorised English Translation ] 
HARYANA GOVERNMENT 
SKILL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT 

Notification 

The 31st August, 2018 
No. G.S.R.53 /Const./Art.309/2018.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana 
Industrial Training and Vocational Education Department Headquarters and Field Offices (Group D ) Service Rules, 
1991, namely : 
1 . These rules may be called the Haryana Industrial Training and Vocational Education Department dquarters 
and Field Offices (Group D ) Service (Amendment) Rules, 2018 . 

In the Haryana Industrial Training and Vocational Education Department Headquarters and Field Offices 
(Group D ) Service Rules, 1991 (hereinafter called the said rules), in rule 5, for the figures “ 35” , the words and signs 
“ forty - two ” shall be substituted . 
3 . In the said rules, for Appendix “ B ” , the following Appendix shall be substituted, namely : 

APPENDIX “ B ” 

[See Rule 7 ] 
Serial Name of post 

Academic qualifications and Academic qualifications and experience, if any , 
number experience, if any , for direct for appointment other 

than by 

by direct 
recruitment 

recruitment 


2 


3 


4 


1 


Jamadar /Daftri 


2 


Cinema Project 
Attendant 


HEADQUARTER CADRE 
As specified in the First Schedule By promotion 
of the Haryana 
Haryana Group D 

As specified in the First Schedule of the 
Employees (Recruitment and 

Haryana Group D Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 conditions of Service ) Act, 2018 (5 of 2018 ). 
(5 of 2018). 

By transfer or deputation 
As specified in the First Schedule of the 
Haryana Group D Employees (Recruitment and 

conditions of Service ) Act, 2018 (5 of 2018) . 
As specified in the First Schedule By transfer or deputation 
of the Haryana 
Haryana Group D 

As specified in the First Schedule of the 
Employees (Recruitment and 

Haryana Group D Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act , 2018 conditions of Service ) Act, 2018 ( 5 of 2018 ). 
(5 of 2018 ). 
As specified in the First Schedule By transfer or deputation 
of the Haryana Group D 

As specified in the First Schedule of the 
Employees (Recruitment and 

Haryana Group D Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act , 2018 

conditions of Service ) Act, 2018 (5 of 2018 ) . 
(5 of 2018 ). 
As specified in the First Schedule By transfer or deputation 
of the Haryana Group D 

As specified in the First Schedule of the 
Employees (Recruitment and Haryana Group D Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 

conditions of Service ) Act , 2018 (5 of 2018 ). 
(5 of 2018 ). 
As specified in the First Schedule By transfer or deputation 
of the Haryana Group D 

As specified in the First Schedule of the 
Employees (Recruitment 

and 

Haryana Group D Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 

conditions of Service ) Act, 2018 (5 of 2018 ). 
(5 of 2018). 


3 


Peon 


Sweeper/ 
Sweeper -cum 
Chowkidar 


5 


Chowkidar/ 
Chowkidar 
cum -Water 
Carrier 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT. 4 , 2018 (BHDR . 13 , 1940 SAKA) 


653 


FIELD CADRE 


1 


Peon /Mali/ Store 
-Attendant 
/Water Carrier 
/Peon - cum 
Chowkidar 


As specified in the First Schedule 
of the Haryana Group D 
Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 
(5 of 2018) . 


By transfer or deputation 
As specified in the First Schedule of the 
Haryana Group D Employees (Recruitment and 
conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018) . 


2 


Workshop 
Attendant 


As specified in the First Schedule 
of the Haryana Group D 
Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 
(5 of 2018 ) . 


By transfer or deputation 
As specified in the First Schedule of the 
Haryana Group D Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 (5 of 2018 ). 


3 


Sweeper / 
Sweeper- cum 
Chowkidar 


As specified in the First Schedule 
of the Haryana Group D 
Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 
(5 of 2018 ). 


By transfer or deputation 
As specified in the First Schedule of the 
Haryana Group D Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 (5 of 2018) . 


4 . 


Chowkidar 


As specified in the First Schedule 
of the Haryana 

Haryana Group D 
Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 
( 5 of 2018 ). 


By transfer or deputation 
As specified in the First Schedule of the 
Haryana Group D Employees (Recruitment and 
conditions of Service ) Act, 2018 (5 of 2018 ). 


T. C.GUPTA , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Skill Development and Industrial Training Department. 


56512 — C.S. - H.G.P ., Chd. 


